रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 203 ] 
No. 203 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


क्रम संख्या 


- 


( 1 ) 

1 . 


2212 GI / 2023 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


अधिसूचना संख्या और 
तारीख 
( 2 ) 


सी . जी . डी . एल . अ.- O1042023-244886 


CG - DL - E - 01042023-244886 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


संख्या 28 / 2023- सीमा शुल्क 

सा.का.नि. 263 ( अ ) . सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचनाएं , जो इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में निर्दिष्ट है , में संशोधन 
या आगे संशोधन किया जाएगा , जैसा भी मामला हो , कथित तालिका के कॉलम ( 3 ) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तरीके से , 
अर्थात् : - 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 1 , 2023 / चैत्र 11 , 1945 

NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 1 , 2023 / CHAITRA 11 , 1945 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 2023 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


तालिका 


संशोधन 


( 3 ) 

41/99 

सीमा शुल्क उक्त अधिसूचना में , भारत के राजपत्र में प्रकाशित वाणिज्य और उद्योग 
दिनांक 28.04.1999 मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 
[ सा.का.नि. 289 ( अ ) , के पैरा 4.36 में संदर्भित " प्रतिपूर्ति प्राधिकरण " शब्दों , अक्षरों और अंकों के 

( 1 ) 


2 


2 . 


3 . 


दिनांक 

1999 ] 


28 


42 / 99- सीमा 

दिनांक 28 
1999 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 

अप्रैल , लिए , असाधारण , भाग- II , धारा 3 , उप - खंड ( ii ) , अधिसूचना संख्या 
01 / 2015-2020 , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 " द्वारा , निम्नलिखित शब्दों , अक्षरों 
और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 

# भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित , अधिसूचना 
संख्या 1 / 2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 के द्वारा विदेश विदेश व्यापार नीति , 
2023 के पैरा 4.36 में पुनः पूर्ति प्राधिकरण उल्लिखित है । 


शुल्क , उक्त अधिसूचना में : 


अप्रैल , 
[ सा.का.नि. 


290 ( अ ) , दिनांक 28 

अप्रैल , 1999 ] 


" 


56 / 2000- सीमा शुल्क , 

दिनांक 5 मई 

2000 

[ जीएसआर 399 ( अ ) , 

दिनांक 5 मई , 2000 ] 
5 


( 1 ) प्रारंभिक पैराग्राफ में , 


a . 

" 4.35 " अंकों के स्थान पर " 4.34 " अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 

b . 

शर्त ( i ) में , अंक " 3.5.2 " के लिए अंक " 1.26 " , और अंक " 9.5 " के लिए अंक 
" 11.03 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

( 2 ) स्पष्टीकरण में , - 

a . खंड ( i ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् : - 

" ( i ) ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो अधिसूचना 
सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है । " ; 


b . खंड ( ii ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात्ः 

" ( ii ) ' प्रक्रियाओं की पुस्तिका ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 

मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका , 2023 है , जो सार्वजनिक 
सूचना संख्या 1/2023 दिनांक 1 अप्रैल , 2023 के माध्यम से भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- I , खंड- I में प्रकाशित हुई है । 

" " 

उक्त अधिसूचना में , 

( 1 ) प्रारंभिक पैराग्राफ में , शब्द और अंक " पैराग्राफ 4.45 " के स्थान पर शब्द 
और अंक " पैराग्राफ 4.44 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 


- 


( 2 ) स्पष्टीकरण में , 


- 


i . खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

" ( क ) ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


4 . 


57 / 2000- सीमा शुल्क , 

दिनांक 8 मई 2000 , 


" 


सा.का.नि. 413 ( अ ) , 
दिनांक 8 मई , 2000 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो अधिसूचना 
सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है । " 

" 


ii . 

खंड ( बी ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : - 

" ( ख ) ' प्रक्रियाओं की पुस्तिका ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका है , 2023 जो सार्वजनिक 
सूचना संख्या 1/2023 दिनांक 1 अप्रैल , 2023 के माध्यम से भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- I , खंड - I में प्रकाशित हुई है । " ; 


उक्त अधिसूचना में , - 

( 1 ) तालिका में ,. 

- 


, 


a . क्रम संख्या 1 के सामने , कॉलम ( 2 ) में , " 4.46 " अंकों के स्थान पर , 
" 4.45 " अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 


b . क्रम संख्या 2 के सामने , कॉलम ( 2 ) में , " 4.41 " अंकों के स्थान पर , 
" 4.40 " अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 

( 2 ) स्पष्टीकरण में , - 

i . खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


" ( क ) ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो 
अधिसूचना सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई 
है । ; 


ii . खंड ( बी ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


" ( ख ) ' प्रक्रियाओं की पुस्तिका ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका है , 2023 जो 
सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2023 दिनांक 1 अप्रैल , 2023 के माध्यम 
से भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- I , खंड - I में प्रकाशित हुई 

है । " ; 

iii . खंड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 

" ( ग ) ' नामित एजेंसियों का अर्थ है , - 


4 


5 . 


6 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


60 / 2002- सीमा शुल्क , 

दिनांक 7 जून , 2002 
[ जीएसआर 416 ( अ ) , 
दिनांक 7 जून , 2002 ] 


52/2003 - सीमा शुल्क , 
दिनांक 31 मार्च , 2003 


[ जीएसआर 274 ( अ ) , 
दिनांक 31 मार्च 
2003 ] 


" 


उक्त अधिसूचना में , 


( 1 ) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम ( एचएचईसी ) ; 

( 2 ) एमएसटीसी लिमिटेड : 

( 3 ) डायमंड इंडिया लिमिटेड ( डीआईएल ) ; 

( 4 ) नामित एजेंसी के रूप में कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 

प्राधिकृत | 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


( 1 ) खंड ( ii ) में , " 4.35 " अंकों के स्थान पर , " 4.34 " अंक प्रतिस्थापित किए 

जाएंगे ; 

( 2 ) व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" व्याख्या - ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो 
अधिसूचना सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है " । 
उक्त अधिसूचना में , - 


( 1 ) प्रारंभिक पैराग्राफ में , शर्त संख्या ( 12 ) में , शब्द और अंक " विदेश 
व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.12 ( छ ) " के लिए , शब्द और अंक 
" विदेश व्यापार नीति , 2023 के पैरा 6.11 ( छ ) " को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 


( 2 ) पैरा 3 में , पहले परंतुक में , " पैराग्राफ 6.9 के खंड ( ई ) " शब्दों और अंकों 

के लिए , शब्द और अंक " पैराग्राफ 6.08 के खंड ( ई ) " को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा । 


( 3 ) पैरा 4 में , 

( i ) 


( ii ) 


पहले परंतुक में " 6.18 ( डी ) " अंकों के लिए , " 6.17 ( डी ) " अंक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

दूसरे परंतुक में , खंड ( बी ) के परंतुक में " 6.18 ( जी ) " अंकों के 
स्थान पर , " 6.17 ( जी ) " अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


( 4 ) पैरा 10 में , परंतुक में , " 6.8 " अंकों के स्थान पर , " 6.07 " अंक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


( 5 ) पैराग्राफ 11 बी के बाद , निम्नलिखित पैराग्राफ को शामिल किया 
जाएगा , अर्थात् : - 

" 11 सी । इस अधिसूचना में निहित कुछ भी होने के बावजूद , इसमें 
निहित छूट विंड कैप्टिव की स्थापना , संचालन और रखरखाव के लिए 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


5 

माल के आयात या खरीद पर लागू नहीं होगी । पावर प्लांट , और सोलर 
कैप्टिव पावर प्लांट " | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 6 ) होने वाले स्पष्टीकरण में , - 

क ) खंड ( iii ) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : - 

" ( iii ) ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो 
अधिसूचना सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के 

राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है 


, 


ख ) खंड ( vi ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : 

" ( vi ) प्रक्रियाओं की पुस्तिका ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका है , 2023 जो 
सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2023 दिनांक 1 अप्रैल , 2023 के माध्यम से 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- I , खंड- | में प्रकाशित हुई है । " ; 


ग ) खंड ( viii ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात्ः - 

" ( viii ) ' नामित एजेंसियों ' का अर्थ है , - 

( 1 ) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम ( एचएचईसी ) ; 

( 2 ) एमएसटीसी लिमिटेड ; 

( 3 ) डायमंड इंडिया लिमिटेड ( डीआईएल ) ; 


( 4 ) नामित एजेंसी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत 
कोई भी बैंक " ; 

घ ) खंड ( xii ) में , " विदेश व्यापार नीति , 2015-20 " शब्दों और अंकों के 
स्थान पर , " विदेश व्यापार नीति " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
ड़ ) खंड ( xili ) में , " प्रक्रियाओं की पुस्तिका , 2015-20 " शब्दों और अंकों 
के स्थान पर , " प्रक्रियाओं की पुस्तिका " शब्दों को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 


च ) 

खंड ( xv ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् : 

( xv ) " अनुमति पत्र ( एलओपी ) " का वही अर्थ है जो भारत सरकार के 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 
2023 के अध्याय 6 में निर्दिष्ट है , जो भारत के राजपत्र , असाधारण 
भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में अधिसूचना संख्या 1/2023 , दिनांक 
31 मार्च , 2023 द्वारा प्रकाशित है , । 


6 


7 . 


1 . 


8 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


09/2012 - सीमा शुल्क उक्त अधिसूचना में , - 

दिनांक 09.03.2012 


[ जीएसआर 129 ( अ ) , 
दिनांक 9 मार्च , 2012 ] 


40 / 2015 - सीमा शुल्क 

दिनांक 21.07.2015 


[ जीएसआर 568 ( अ ) , 
दिनांक 21 जुलाई , 
2015 ] 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


( 1 ) पैरा 2 में , " प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के 4.74 " शब्दों और अंकों के 
स्थान पर , " प्रक्रिया पुस्तक के 4.73 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे ; 

( 2 ) व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् : 

" व्याख्या - ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और 

उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो 
अधिसूचना सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है 

" I 

अधिसूचना में , 


- 


( 1 ) शर्त ( i ) में , " 4.75 " अंकों के लिए , " 4.74 " अंक प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे ; 

( 2 ) स्पष्टीकरण में , 


( i ) खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 


" ( क ) ' विदेश व्यापार नीति ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति , 2023 है , जो 
अधिसूचना सं . 01/2023 , दिनांक 31 मार्च , 2023 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई 


( ii ) खंड ( बी ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात्ः - 

" ( ख ) ' प्रक्रियाओं की पुस्तिका ' का अर्थ भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका है , 2023 जो 
सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2023 दिनांक 1 अप्रैल , 2023 के माध्यम 
से भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- I , खंड- I में प्रकाशित हुई है " ; 
[ फा . सं . DGEP / 1 / EOU & GnJ / 2023 ] 
धनंजय सिंह , अवर सचिव 


टिप्पणी : 

प्रधान अधिसूचना संख्या 41 / 99- सीमा शुल्क दिनांक 28 अप्रैल 1999 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर संख्या 289 ( अ ) , दिनांक 28 अप्रैल 1999 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी , और इसमें अंतिम बार 
संशोधन अधिसूचना संख्या 26/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 29 जून 2017 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 
727 ( अ ) , दिनांक 29 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

2. प्रधान अधिसूचना संख्या 42 / 99- सीमा शुल्क दिनांक 28 अप्रैल 1999 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर संख्या 290 ( अ ) , दिनांक 28 अप्रैल 1999 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी , और इसमें अंतिम बार 
संशोधन अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 29 जून 2017 द्वारा किया गया था जिसे 
जीएसआर 727 ( अ ) , दिनांक 29 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


प्रधान अधिसूचना संख्या 56 / 2000 - सीमा शुल्क , दिनांक 5 मई , 2000 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर 399 ( अ ) , दिनांक 5 मई , 2000 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी , और अंतिम बार संशोधन 
अधिसूचना संख्या 47/2022 - सीमा शुल्क दिनांक 7 सितम्बर 2022 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 687 
( अ ) , 7 सितम्बर 2022 में प्रकाशित किया गया था ; 


प्रधान अधिसूचना संख्या 57 / 2000 - सीमा शुल्क , दिनांक 8 मई , 2000 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर 413 ( अ ) , दिनांक 8 मई , 2000 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी , और अंतिम बार संशोधन 
अधिसूचना संख्या 09 / 2023- सीमा दिनांक 1 फरवरी 2023 शुल्क द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 74 ( अ ) , 1 
फरवरी 2023 में प्रकाशित किया गया था ; 


प्रधान अधिसूचना संख्या 60 / 2002 - सीमा शुल्क , दिनांक 7 जून , 2002 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर 416 ( अ ) , दिनांक 7 जून , 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी , और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना 
संख्या 26/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 29 जून 2002 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 727 ( अ ) , दिनांक 29 
जून 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 


प्रधान अधिसूचना संख्या 52 / 2003- सीमा शुल्क , दिनांक 31 मार्च 2003 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , 
खंड 3 ( i ) में जीएसआर 274 ( अ ) , दिनांक 31 मार्च 2003 द्वारा प्रकाशित हुई थी , और अंतिम बार संशोधन 
अधिसूचना संख्या 37/2022 - सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2022 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 501 ( अ ) , 
दिनांक 1 जुलाई 2022 में प्रकाशित किया गया था । 


प्रधान अधिसूचना संख्या 09 / 2012 - सीमा शुल्क , दिनांक 9 मार्च 2012 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 
3 ( i ) में जीएसआर 129 ( अ ) , दिनांक 9 मार्च 2012 द्वारा प्रकाशित हुई थी , और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना 
संख्या 30/2020 - सीमा शुल्क दिनांक 10 जुलाई 2020 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 439 ( अ ) , दिनांक 10 
जुलाई 2020 में प्रकाशित किया गया था ; 


प्रधान अधिसूचना संख्या 40 / 2015 - सीमा शुल्क , दिनांक 21 जुलाई 2015 , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , 
खंड 3 ( i ) में जीएसआर 568 ( ई ) , दिनांक 21 जुलाई 2015 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना 
संख्या 20/2022 - सीमा शुल्क दिनांक 6 अप्रैल 2022 द्वारा किया गया था जिसे जीएसआर 278 ( अ ) , दिनांक 6 
अप्रैल 2022 में प्रकाशित किया गया था । 


8 


Serial 
number 


( 1 ) 

1 . 


G.S.R. 263 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
directs that each of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) , 
specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended , as the case may be , in the 
manner specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table , namely : - 

TABLE 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3 . 


Notification number and 


date 
( 2 ) 

41/99 Customs dated 
28.04.1999 [ G.S.R. 289 
( E ) , dated the 28th April , 
1999 ] 


42 / 99 - Customs , dated the 
28th April , 1999 G.S.R. 
290 ( E ) , dated the 28th 
April , 1999 ] 


MINISTRTY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 1st April , 2023 

No. 28/2023 – Customs 


56 / 2000- Customs , dated 
the 5th May , 2000 [ G.S.R. 
399 ( E ) , dated the 5th May , 
2000 ] 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


Amendments 


( 3 ) 

In the said Notification , for the words , letters , and figures 
" Replenishment Authorisation referred to in para 4.36 of the Foreign 
Trade Policy , 2015 - 2020 notified by the Government of India in the 
Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , vide notification No. 
01 / 2015-2020 , dated the 1st April , 2015 " , the following words , letters , 
and figures shall be substituted , namely : - 


" Replenishment Authorisation referred to in para 4.35 of the Foreign 
Trade Policy , 2023 notified by the Government of India , Ministry of 
Commerce and Industry , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , vide Notification No 1/2023 , dated the 
31st March , 2023 ” . 

In the said Notification : 


( 1 ) in the opening paragraph , 

a . for the figures " 4.35 " , the figures " 4.34 " shall be substituted ; 

b . in condition ( i ) , for the figures " 3.5.2 " the figures " 1.26 " , and for 
figures " 9.5 " the figures " 11.03 " shall be substituted . 

( 2 ) in the Explanation , - 

a . for clause ( i ) , the following clause shall be substituted , namely : - 
" ( i ) Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade Policy , 2023 
notified by the Government of India , Ministry of Commerce and 
Industry , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , 
Section 3 , Sub- section ( ii ) vide Notification No 01/2023 , dated the 
31st March , 2023. " ; 


b . 

for clause ( ii ) , the following clause shall be substituted , namely : - 
" ( ii ) ' Handbook of Procedures ' means Handbook of Procedures , 
2023 notified by the Government of India , Ministry of Commerce 
and Industry , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
I , Section - I vide Public Notice No 1/2023 , dated the 1st April , 2023 ” 
In the said Notification , 


( 1 ) in the opening paragraph , for the words , and figures " paragraph 
4.45 " the words , and figures " paragraph 4.44 " shall be substituted ; 


( 2 ) in the Explanation , - 

i . for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , namely : - 
" ( a ) Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade Policy , 2023 
notified by the Government of India , Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , 
Section 3 , Sub- section ( ii ) vide Notification No 01/2023 , dated the 
31st March , 2023. " ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


4 . 


5 . 


6 . 


57 / 2000 - Customs , dated 
the 8th May , 2000 [ G.S.R. 
413 ( E ) , dated the 8th May , 
2000 ] 


60 / 2002 - Customs , dated 
the 7th June , 2002 [ G.S.R. 
416 ( E ) , dated the 7th 
June , 2002 ] 


52 / 2003 - Customs , dated 
the 31st March , 2003 
[ G.S.R. 274 ( E ) , dated the 
31st March , 2003 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ii . for clause ( b ) , the following clause shall be substituted , namely : - 
" ( b ) ' Handbook of Procedures ' means Handbook of Procedures , 2023 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce 
and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - I , 
Section - I vide Public Notice No 1/2023 , dated the 1st April , 2023. " ; 
In the said Notification , - 


( 1 ) in the TABLE , - 

a . 


against S1 No 1 , in column ( 2 ) , for the figures " 4.46 " the 
figures , " 4.45 " , shall be substituted ; 


b . 

( 2 ) in the Explanation , - 

1 . 


against Sl No 2 , in column ( 2 ) , for the figures " 4.41 " the 
figures , " 4.40 " , shall be substituted : 


9 


for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , 
namely : - 


" ( a ) Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade Policy , 2023 
notified by the Government of India , Ministry of Commerce 
and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part - II , Section 3 , Sub- section ( ii ) vide Notification No 
1/2023 , dated the 31st March , 2023 .; 


ii . for clause ( b ) , the following clause shall be substituted , 
namely : - 

" ( b ) ' Handbook of Procedures ' means Handbook of Procedures , 
2023 notified by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - 1 , Section - I vide Public Notice No 01/2023 , 
dated the 15 April , 2023 " : 

st 

iii . for clause ( c ) , the following clause shall be substituted , 
namely : - 

" ( c ) ' Nominated agencies ' means , - 


( 1 ) Handicraft and Handloom Export Corporation ( HHEC ) ; 

( 2 ) MSTC Ltd ; 

( 3 ) Diamond India Limited ( DIL ) ; 

( 4 ) any bank as authorised by Reserve Bank of India as 
Nominated Agency ” . 


In the said Notification , - 

( 1 ) in clause ( ii ) , for the figures " 4.35 " , the figures " 4.34 " shall be 
substituted ; 


( 2 ) for the Explanation , the following shall be substituted , namely : - 
" Explanation . ' Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade 
Policy , 2023 notified by the Government of India , Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - II , Section 3 , Sub- section ( ii ) vide 
Notification No 1/2023 , dated the 31st March , 2023. " . 


- 


In the said Notification , 

( 1 ) in the opening paragraph , in condition no ( 12 ) , for the words , and 
figures " para 6.12 ( g ) of Foreign Trade Policy 2015-2020 " , the 
words , and figures " para 6.11 ( g ) of Foreign Trade Policy , 2023 " 
shall be substituted . 


- 


( 3 ) in paragraph 4 , 

( i ) 

( ii ) 


( 2 ) in paragraph 3 , in first proviso , for the words , and figures " clause 
( e ) of paragraph 6.9 " , the words , and figures " clause ( e ) of 
paragraph 6.08 " shall be substituted . 


in first proviso for the figures " 6.18 ( d ) " , the figures 
" 6.17 ( d ) " shall be substituted . 


In second proviso , in proviso to clause ( b ) for the 
figures " 6.18 ( g ) " , the figures " 6.17 ( g ) " shall be 
substituted . 


10 


7 . 


8 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


09/2012 - Customs dated 
09.03.2012 [ G.S.R. 
129 ( E ) , dated the 9th 
March , 2012 ] 


40/2015 - Customs dated 
21.07.2015 [ G.S.R. 568 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


( 4 ) In paragraph 10 , in proviso , for the figures " 6.8 " , the figures 
" 6.07 " shall be substituted . 


( 5 ) After paragraph 11B , the following paragraph shall be inserted 
namely : - 


" 11C . Notwithstanding anything contained in this Notification , 
exemption contained herein shall not apply on import or 
procurement of goods for setting up , operations and maintenance 
of wind captive power plant , and solar captive power plant " . 


( 6 ) In the Explanation occurring after paragraph13 , - 

a . for clause ( iii ) , the following clause shall be substituted , namely : 


( iii ) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy , 2023 
notified by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , vide 
Notification No 1/2023 dated the 31st March , 2023 " ; 

b . for clause ( vi ) , the following clause shall be substituted , namely : 


" ( vi ) ' Handbook of Procedures ' means Handbook of Procedures 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce 
and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part - I , Section 1 vide Public Notice No. 1/2023 , dated the 1st 
April , 2023 " : 

c . for clause ( viii ) , the following clause shall be 


namely : - 

" ( viii ) " Nominated agencies ' means , - 


substituted , 


( 5 ) Handicraft and Handloom Export Corporation ( HHEC ) ; 

( 6 ) MSTC Ltd ; 

( 7 ) Diamond India Limited ( DIL ) ; 

( 8 ) any bank as authorised by Reserve Bank of India as 
Nominated Agency " : 


d . in clause ( xii ) , for the words , and figures " Foreign Trade Policy , 
2015-20 " , the words " Foreign Trade Policy " shall be substituted . 
in clause ( xiii ) , for the words , and figures " Hand Book of 
Procedures , 2015-20 " , the words " Hand Book of Procedures " 
shall be substituted . 

e . 

f . for clause ( xv ) , the following clause shall be substituted , 
namely : 

" ( xv ) " Letter of Permission ( LoP ) " has the same meaning as 
assigned in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy , 2023 notified 
by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II , Section 3 , Sub - section ( ii ) vide Notification No 1/2023 , dated 
the 31st March , 2023. " 


In the said Notification , - 

( 1 ) in paragraph 2 , for the words , and figures “ 4.74 of Handbook of 
Procedure 2015-2020 " , the words , and figures " 4.73 of 
Handbook of Procedure " shall be substituted ; 


( 2 ) for the Explanation , the following shall be substituted , namely : - 
" Explanation . Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade 
Policy , 2023 notified by the Government of India , Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - II , Section 3 , Sub- section ( ii ) vide 
Notification No 1/2023 , dated the 31st March , 2023. " . 


In the Notification , - 

( 1 ) in condition ( i ) , for the figures " 4.75 , the figures " 4.74 " shall 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


Note : 

1 . 


( E ) , dated the 21st July , 
2015 ] 


5 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . 


( 2 ) 

a . 


— 


8 . 


11 


be substituted ; 

in the Explanation , - 

for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , 
namely : - 


" ( a ) Foreign Trade Policy ' means Foreign Trade Policy , 2023 
notified by the Government of India , Ministry of Commerce 
and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part - II , Section 3 , Sub- section ( ii ) vide Notification No 
1/2023 , dated the 31st March , 2023 .; 


b . for clause ( b ) , the following clause shall be substituted , 
namely : - 


" ( b ) ' Handbook of Procedures ' means Handbook of Procedures , 
2023 notified by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part - 1 , Section - I vide Public Notice No 01/2023 , 
dated the 1st April , 2023. " 


2. The principal Notification No 42 / 99- Customs dated the 28th April 1999 , was published in the Gazette of 
India Extraordinary , Part 11 , Section 3 ( i ) vide G.S.R. No. 290 ( L ) , dated the 28th April 1999 , and was last 
amended by Notification No 26/2017 - Customs dated the 29th June 2017 published vide G.S.R. 727 ( E ) , 
dated the 29th June 2017 ; 


[ F. No. DGEP / 1 / EOU & GnJ / 2023 ] 
DHANANJAY SINGH , Under Secy . 


The principal Notification No 41/99 Customs dated the 28th April 1999 , was published in the Gazette of 
India Extraordinary , Part II , Section 3 ( i ) vide G.S.R. No. 289 ( E ) , dated the 28th April 1999 , and was last 
amended by Notification No 26/2017 - Customs dated the 29th June 2017 published vide G.S.R. 727 ( E ) , 
dated the 29th June 2017 ; 


3. The principal Notification No 56 / 2000 - Customs , dated the 5th May , 2000 , was published in the Gazette of 
India Extraordinary , Part II , Section 3 ( 1 ) vide G.S.R 399 ( E ) , dated the 5th May , 2000 , and was last amended 
by Notification No 47/2022 - Customs dated the 7th September 2022 published vide G.S.R. 687 ( L ) , 7th 
September 2022 ; 


4. The principal Notification No 57 / 2000 - Customs , dated the 8th May , 2000 , was published in the Gazette of 
India Extraordinary , Part II , Section 3 ( i ) vide G.S.R 413 ( E ) , dated the 8th May , 2000 , and was last amended 
by Notification No 09/2023 - Customs dated the 1st February 2023 published vide G.S.R. 74 ( E ) , 1st February 
2023 ; 


The principal Notification No 60 / 2002 - Customs , dated the 7th June , 2002 , was published vide G.S.R. 416 ( E ) , 
dated the 7th June , 2002 and was last amended by Notification No 26/2017 - Customs dated the 29th June 
2017 published vide G.S.R. 727 ( E ) , dated the 29th June 2017 ; 


The principal Notification No 52 / 2003 - Customs , dated the 31st March 2003 , was published vide G.S.R. 274 
( E ) , dated the 31st March 2003 , and was last amended by Notification No 37/2022 - Customs dated the 30th 
June 2022 published vide G.S.R. 501 ( E ) , dated the 1st July 2022 . 


7. The principal Notification No 09 / 2012 - Customs , dated the 9th March 2012 , was published vide G.S.R. 129 
( E ) , dated the 9th March 2012 , and was last amended by Notification No 30/2020 - Customs dated the 10th 
July 2020 published vide G.S.R. 439 ( E ) , dated the 10th July 2020 ; 


The principal Notification No 40 / 2015 - Customs , dated the 21st July 2015 , was published vide G.S.R. 568 ( E ) , 
dated the 21st July 2015 , and was last amended by Notification No 20/2022 - Customs dated the 6th April 
2022 published vide G.S.R. 278 ( E ) , dated the 6th April 2022 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SARVESH KUMAR UMA STAVES 

SRMVASTAVA 

SRIVASTAVA 

Dale : 2023.04.01 2332-36 

+05 : 30 


